निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 06 


16 माघ 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

5 फरवरी 2014 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , 


परिवहन सूचनाएं , 
और सर्वसाधारण 


न्यायालय 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


सूचनाएं 


सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


3-4 


2 


बिहार गजट , 5 फरवरी 2014 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

27 जनवरी 2014 
सं ० 6 / भ0 नि 0 प0-25-01 / 2012-374 वा 0 कर — कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संप्रति सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 4674 दिनांक 15.05.1992 एवं 4368 दिनांक 28.08.2009 के आलोक में श्री युगल किशोर 
भारतीय, वाणिज्य - कर पदाधिकारी, समेकित जॉच चौकी, डोभी, गया की आयु दिनांक 15.10.2011 को 50 वर्ष पूर्ण होने के 
कारण विभागीय परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

24 जनवरी 2014 
सं ० स्था - 02-04 / 2011-184 - ईखायुक्त , बिहार, पटना के रूप में पदस्थापित श्री चितरंजन सिंह, भा.प्र.से. (2000 ) 
को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार स्टेट सुगर कारपोरेशन लि., पटना के प्रबंध निदेशक के रिक्त पद का भी प्रभार दिया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 20 - डी टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 5 फरवरी 2014 


3 


बिहार गजट 


का 


प्राधिकारी द्वारा 


पूरक ( अ 0 ) 
द्वारा प्रकाशित 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 

24 जनवरी 2014 
सं 0 3 / आ02-49 / 13-44 — श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा जिन्हें 
विभागीय अधिसूचना संख्या 373 दिनांक 06.08.2013 द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो निगरानी विभाग, पटना द्वारा दिनांक 16.07 . 
2013 को रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण दिनांक 16.07.2013 के प्रभाव से ही 
निलंबित किया गया था । 

जेल से जमानत पर रिहा होकर उनके द्वारा दिनांक 26.12.2013 को विभाग में दिए गए योगदान के आलोक में 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (3)(i) के अन्तर्गत 26.12.2013 के प्रभाव 
से निलंबन से मुक्त करते हुए उनका योगदान स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , निदेशक ( प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


24 जनवरी 2014 
सं 0 3 / आ02-49 / 13-45 — विभागीय अधिसूचना सं 0 44 , दिनांक 24.01.2014 द्वारा श्री प्रदीप कुमार सिंह, 
तत्कालीन प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा को दिनांक 26.12.2013 के प्रभाव से निलंबन मुक्ति के पश्चात 
समीक्षोपरांत पाया गया कि चुंकि श्री सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार 
किया गया है तथा उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं 0 38/2013 दिनांक 17.07.13 में दर्ज मुकदमें में आरोप पत्र भी सक्षम 
न्यायालय में दायर किया जा चुका है । अतः श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 
2005 के नियम -9 (1)( क ) एवं 9 (1)(ग ) के अंतर्गत आदेश निर्गत की तिथि से तत्काल प्रभाव से निलंबत किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय, भागलपुर निर्धारित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम -10 (1) के तहत 
श्री सिंह को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता उनके निर्धारित मुख्यालय से ही देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम, निदेशक (प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 5 फरवरी 2014 


27 जनवरी 2014 
सं ० 3 / आ2-48 / 13 / 46 — आर्थिक अपराध थाना कांड सं0–27 / 13 दिनांक 08.07.13 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री 
राधा कृष्ण सिंह यादव, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान सम्प्रति उप निदेशक ( प्रा 0 शि o) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना 
के विरुद्ध आर्थिक अपराध ईकाई, पटना द्वारा उनके आवास स्थल एवं अन्य ठिकानों की जॉच एवं तलाशी में प्रत्यानुपातिक 
धर्नाजन के ठोस साक्ष्य प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक 946 दिनांक 24.01.11 
के आलोक में विभाग को समर्पित अपने चल एवं अचल संपति तथा दायित्वों की विवरणी में काफी विभेदता एवं अंतर पाये जाने 
संबंधी आर्थिक अपराध ईकाई -2, बिहार , पटना के दिनांक 16.09.12 के प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत उन्हे प्रथम दृष्टव्या दोषी पाते 
हुये श्री यादव को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के नियम -9 (1) के प्रावधानों के 
तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है । 

2. श्री यादव का निलंबन अवधि में मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है । 

3. श्री यादव को उक्त नियमावली के नियम -10 के प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान 
निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा । 
4. श्री यादव के विरुद्ध प्रपत्र- “ क ” गठित करते हुये विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
राजेन्द्र राम, निदेशक ( प्रशासन)-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 30 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


